HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 अग्रहायण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 965 


राँची, सोमवार , 


25 नवम्बर , 2019 ( ई ० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


संकल्प 
16 अक्टूबर , 2019 


विषय: 


झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग , राँची को सचिवालय का संलग्न कार्यालय 
घोषित करने एवं इसके अधीन प्रशाखा पदाधिकारी के एक पद का सृजन की स्वीकृति । 


संख्या 06/02 उप.फो. (पद सृजन )-01/ 2018- खा.आ . 

3070,-- उपभोक्ताओं को न्याय 
दिलाने हेतु झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम 
का गठन किया गया है । साथ ही राज्य स्तर पर झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची का 
गठन किया गया है । 


2 . झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची के सुदृढ़ीकरण हेतु दिनांक 
29.01.2018 को राज्य आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री तपेन सेन की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न 
हुयी जिसमें कतिपय पदों के सृजन पर सहमति व्यक्त की गई। 


3 . 


विभागीय अधिसूचना संख्या-521, दिनांक 13.06.2001 के द्वारा राज्य आयोग का 
गठन किया गया था जिसमें निम्नलिखित पदों का सृजन हुआ था : 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 25 नवम्बर , 2019 
पदनाम 

पदों की संख्या 


क्रमांक 


अध्यक्ष 


1 


ii 


सदस्य 


2 


iiii 


सचिव 


1 


iv 


निजी सहायक 


3 


V 


लेखापाल 


1 


vi 


सहायक 


2 


vii 


चालक 


1 


viii 


3 


आदेशपाल 
झाडूकश- सह - आदेशपाल 


ix 


1 


4 . 


विभागीय संकल्प संख्या 4348, दिनांक 26.10.2016 द्वारा झारखण्ड राज्य उपभोक्ता 
विवाद निवारण आयोग हेतु एक निबंधक के पद का भी सृजन किया गया है। 


5 . 


झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग , रांची को सचिवालय का संलग्न कार्यालय 
घोषित किया जाता है । इसके कार्यदिवस व कार्यावधि आदि तदनुसार ही होंगे । 


6 . 


संदर्भित बैठक में लिये गये निर्णय के संदर्भ में तैयार प्रस्ताव के संबंध में योजना- सह 
वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण अयोग, रांची द्वारा 
संशोधित रूप से उपर्युक्त सृजित पदों के अलावा कतिपय पदों के सृजन का प्रस्ताव था । परन्तु दिनांक 
27.06.2019 को हुई प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में निम्नलिखित पद के सृजन की अनुशंसा 
प्राप्त है : 


लेवल 


प्रारम्भिक मूल 
वेतनमान 


पदों की 


क्रमांक 


पदनाम 


संख्या 


( सातवाँ वेतन आयोग 


के अनुसार ) 


( रूपये में ) 


-- 


प्रशाखा पदाधिकारी 


लेवल -8 


47600 


तदनुसार झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग , राँची में प्रशाखा पदाधिकारी के 
एक पद का सृजन किया जाता है। इसका का पदस्थापन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग से किया जायेगा । सृजित पद हेतु वित्त 
विभागीय संकल्प संख्या-660/वि ., दिनांक 28.02.2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ ग्रेड पे. एवं 
सातवाँ वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प संख्या-217/वि ., दिनांक 18.01.2017 अंतिम रूपेण 
प्रभावी होगा। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 25 नवम्बर , 2019 


3 


7 . उपर्युक्त पद के सृजन पर कुल रू . 7,67,328 /- (रूपये सात लाख सड़सठ हजार तीन 
सौ अठाईस ) मात्र का अतिरिक्त वार्षिक व्यय संभावित है । 


8 . 


इस प्रकार उपर्युक्त पद के सृजन के पश्चात् झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण 
आयोग, राँची की संरचना निम्नवत् होगी: 


क्रमांक 


पदनाम 


पदों की संख्या 


अध्यक्ष 


1 


ii 


सदस्य 


2 


iii 


सचिव 


1 


iv 


राज्य आयोग निबंधक 


1 


V 


प्रशाखा पदाधिकारी 


1 


vi 


सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 


2 


vii 


निजी सहायक 


3 


viii 


लेखापाल 


1 


ix 


चालक 


1 


X 


आदेशपाल 


3 


xi 


झाडूकश- सह - आदेशपाल 


1 


9 . उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक-2893, दिनांक 30.09.2019 पर मंत्रिपरिषद् 
की दिनांक 01.10.2019 की बैठक के मद संख्या -14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अमिताभ कौशल, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 965 -- 50 


